. 


. 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 चैत्र , 1937 ( श० ) 
संख्या 20 4 राँची, गुरुवार । 

9 अप्रैल, 20 15 ( ई० ) 
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


अधिसूचना 

29 मई, 2014 
संख्या- अ0स0-5/ घ0 कृ0वि0प0-38/ 2003.. 16 0 3 / कृ0,-- झारखंड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 
की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की धारा-9 की 
उपधारा (1) के अधीन इसे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट उन शक्तियों के नामों को प्रकाशित करते हैं 
हैं जो कृषि उत्पादन बाजार समिति, हजारीबाग की द्वितीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में 
निर्वाचित / मनोनीत एवं नाम-निर्देशित हुए हैं , जैसा कि अनुसूची के स्तंभ-3 एवं 4 में प्रत्येक के सामने अंकित है: 


क्र० 


नाम एवं पूरा पता 


पदनाम 


निर्वाचित/ मनोनीत 

नाम -निर्देशित 


1 


अध्यक्ष 
सदस्य सचिव 


सरकारी प्रतिनिधि 
अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग 

पदेन 
पणन सचिव , 

पदेन 
कृषि उत्पादन बाजार समिति , हजारीबाग 

कृषक निर्वाचन क्षेत्र 
श्री श्रीप्रकाश प्रसाद महतो , 

निर्विरोध निर्वाचित 


3 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 9 अप्रैल, 2015 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


8 


पिता- स्व0 भरत महतो, 
ग्राम + पो0- झरपो , टाटीझरिया , 
जिला- हजारीबाग 
| श्री महेश मांझी , 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता- श्री कामदेव मांझी, 
ग्राम- जमसोती , पो0- चलकुसा , 
जिला-हजारीबाग 
| श्री गोपाल प्रसाद, 

निर्विरोध निर्वाचित 
पिता- श्री कैलाश महतो, 
ग्राम पो0- बरवां, बरकट्ठा, जिला-हजारीबाग 
श्री दिनेश प्रसाद, 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता- स्व0 दौलत महतो, 
ग्राम - बसरिया , पो0- बरवां, जिला- हजारीबाग 
श्री रामनरेश कुमार, 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता- श्री गुरूचरण राम , 
ग्राम-नगवाँ, पो0- बरियठ, ,जिला-हजारीबाग 
| श्री सुधीर कुमार शुक्ला , 

निर्विरोध निर्वाचित 
पिता- श्री कमला शुक्ला, 
ग्राम- अतिया, पो0- पेलवाल, कटकमसांडी 
जिला- हजारीबाग 
श्री अशोक पासवान , 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता- श्री जागो पासवान , 
ग्राम - केन्दुआ, पो0- चुगलामो , 
जिला- हजारीबाग 

व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र 
| श्री अंजनी कुमार , 

निर्विरोध निर्वाचित 
पिता - श्री राजेन्द्र कुमार, 
संकट मोचन राईस मिल प्रा0 लि0, पो0 
मोरांगी, जिला- हजारीबाग 
श्री राहुल खण्डेलवाल , 

निर्विरोध निर्वाचित 
पिता- स्व0 बनवारी लाल खण्डेलवाल , 
गोला रोड, बडम बाजार , पो0-हजारीबाग , 
जिला- हजारीबाग 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


3 


14 


सदस्य 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 9 अप्रैल, 2015 

सहयोग समिति निर्वाचन क्षेत्र 
| 12 रिक्त 
| रिक्त 

स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र 
| श्री बलदेव राम , 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता-स्व0 किशोरी राम, 
ग्राम -सिन्दूर , पो +जिला-हजारीबाग 

जिला परिषद द्वारा नाम निर्देशित 
| 15 श्री देवकुमार राज , 

नाम निर्देशित 
सदस्य, जिला परिषद, हजारीबाग 

विधान सभा द्वारा नाम निर्देशित 
16 श्री सौरभ नारायण सिंह, सवि0स0 

नाम निर्देशित 
| 25 - सदर , हजारीबाग, राजा बंगला, 
इन्द्रपुरी चौक, हजारीबाग 

कृषि विभाग द्वारा नाम निर्देशित 
17 | सहायक कृषि पदाधिकारी , 

नाम निर्देशित 
जिला कृषि कार्यालय, हजारीबाग 

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नाम निर्देशित 
18 | शाखा प्रबंधक , 

नाम निर्देशित 
भारतीय स्टेट बैंक, कृषि बाजार प्रांगण नोवाडीह, 
हजारीबाग । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप कुमार टोप्पो , 
सरकार के उप सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 2 0 4 - 5 0 + 100 | 


Ol 


